निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 कार्तिक 1943 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 3 नवम्बर 2021 


( सं ० पटना 903 ) 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

3 नवम्बर 2021 
सं ० : बी1-3-36 / 2021-52 - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा -67 के उपबंधों के अनुसरण में 
बिहार विधान सभा उप निर्वाचन , 2021 के अवसर पर 78 – कुशेश्वरस्थान ( अ॰जा ० ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 164 - तारापुर विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित दोनो क्षेत्रों के निर्वाचन परिणाम की घोषणा के प्ररूप -21 घ , ( हिन्दी ) एवं प्ररूप -21 D ( अंग्रेजी ) जिसमें बिहार विधान 
सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम दिये गये हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


मिथिलेश कुमार साहु 


संयुक्त सचिव - सह 
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , बिहार । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 नवम्बर 2021 


, 


fullpuladki plyu fu ; e ] 1961 
Idkuruh fu ; e vl6 vinska 

izi 212k 

Au ; e 64 n kề 
Wildfled fjfD disHusdsfy , fuclpu eam ; k dsfy , ] t c LAku / foj lék glo 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
78 - कुशेश्वरस्थान ( अ 0 जा 0 ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार की विधान सभा के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 
66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि .- 

श्री veu Hkkg th ग्राम - रामपुर राउत , पो 0+ थाना – कुशेश्वरस्थान , जिला - दरभंगा ( बिहार ) पिन -848213 
[ जो t urkny Yank VM मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किए गए हैं । ] 

उस सदन में , श्री ' KkHkkgt Kh की मृत्यु के कारण * हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से 
निर्वाचित हो गए हैं । 
Liitu Lefgyk v kovov od jeuxj ] njHaA 

gevli'y 
rink802-11-2021 

fj Vuž v kill i ] 
78 - कुशेश्वरस्थान ( अ 0 जा 0 ) विधान सभा A 


Conduct of Elections Rules , 1961 
( Statutory Rules and Order ) 

FORM 21D 

( See rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of 
the People Act , 1951 . 

* Election to the Legislative Assembly of Bihar from 78 - Kusheshwar Asthan ( SC ) 
Assembly Constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act , 1951 , read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules , 1961 , I declare that 
Sh . AMAN BHUSHAN HAJARI , VILL – RAMPUR RAUT , PO + PS – KUSHESHWAR ASTHAN , 
DISTT – DARBHANGA , ( BIHAR ) , PIN - 848213 [ sponsored by Janata Dal ( United ) ] has been 
duly elected to fill the vacancy caused in that house by the death of Sh . Shashi Bhushan 
Hazari , having been declared vacant . 
Place : Darbhanga 
Date : 02.11.2021 

Sd./-Illegible , 

Returning Officer , 
78 - Kusheshwar Astha ( SC ) 
Assembly Constituency . 


- 


- 


, 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 नवम्बर 2021 

3 
fuopuladki plyu ] 1961 
id kurahfu ; e vo vlast 2 

izi 21k 

Shu ; e 64nskYA 
Wildfled fjfD disHusd sty , fuaipu eam ; k dsty , ] t c LAku / foj lok glsa 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
164 - तारापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार की विधानसभा के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम , 64 क साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 
66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि 

श्री राजीव कुमार सिंह , ग्राम - परसा , पोस्ट - लौना परसा , थाना - तारापुर , जिला - मुंगेर ( बिहार ) ( जो जनतादल 
( यूनायटेड ) द्वारा खड़े किये गये हैं । ) 
उस सदन में 

श्री मेवालाल चौधरी की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये हैं । 


। 


- 


। 


Lillu sens 
rink802-11-2021 


jah dalj ] 
fjVfuz VEDIj ] 
164 & rika fo / kuTHA 


a 


Conduct of Elections Rules , 1961 
( Statutory Rules And Order ) 

FORM 21D 

( See Rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the 
People Act , 1951 . 

* Election to the Legislative Assembly of Bihar from 164 - Tarapur Assembly 
constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act , 1951 , read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules , 1961 , I declare that , 

RAJEEV KUMAR SINGH Gram - parsa , Post - launa Parsa , Thana - tarapur , 
District- Munger [ sponsored by Janata Dal ( United ) ] has been duly elected to fill the 
vacancy caused in that House by the * death of Mewa Lal Choudhary having been declared 
vacant . 
Place : Munger 

Ranjeet Kumar , 
Date : 02.11.2021 

Returning Officer , 
164 - Tarapur Assembly Constituency . 


> 


> 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 903-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


